सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 पौष , 1944 ( श ० ) 

18 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 

पर्यटन ] कला & संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग 


संख्या - 21 राँची , बुधवार , 


अधिसूचना 
17 जनवरी , 2023 


खिलाड़ियों को पेंशन प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका 

संख्या & क्री ० नि ० & 07 @ यो ० एवं उपा ० & 15 @ 202202 -- विभागीय संकल्प संख्या & 04 दिनांक 10-06-2022 
द्वारा झारखण्ड खेल नीति & 2022 स्वीकृत है । जिसकी कंडिका & 744 के अनुसार राज्य के अर्जुन अवार्ड प्राप्त 
खिलाड़ी ] द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी ] ध्यानचन्द अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी ] ओलम्पिक में भाग लेने वाले 
खिलाड़ी ] कॉमनवेल्थ खेल @ एशियन गेम के पदक विजेता वैसे खिलाड़ी ] जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में 
नहीं हैं । उन्हें पेंशन राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है । 

तदनुसार झारखण्ड के खिलाड़ियों को पेंशन प्रदान करने हेतु निम्नवत् मार्गदर्शन सिद्धांत @ शत्त 
का निर्धारण किया जाता हैः & 


1 


2 . 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 जनवरी , 2023 

झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित अर्हत्ताएँ निम्नवत् होंगी : 

( i ) 

राज्य के अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी ] द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी | ध्यानचन्द अवार्ड प्राप्त 
खिलाड़ी ] ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेल @ एशियन गेम के पदक 
विजेता वैसे खिलाड़ी जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं हैं । वे झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन 
योजना के लाभार्थी होंगे । 


2 


( ii ) 


( iii ) 


( iii ) 


ऐसे पूर्व खिलाड़ी पेंशन के हकदार नहीं होंगे । जो भारत सरकार @ राज्य सरकार @ पी ० एस ० यू ० 
में पूर्व में काम कर चुके हों । 

ऐसे पूर्व खिलाड़ी पेंशन के योग्य नहीं होंगे । जो भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य 
सरकार की पेंशन योजना के तहत् पेंशन प्राप्त कर रहे हों । 

इस योजना के तहत् खिलाड़ी केवल एक पेंशन के लिए ही योग्य होंगे जो उनकी सर्वश्रेष्ठ 
उपलब्धि के आधार पर दी जाएगी । 

पेंशन की राशि : - झारखण्ड खेल नीति & 2022 के अनुसार प्रत्येक पेंशनभोगी खिलाड़ी को आजीवन 
रू ०10 ] 000 @ & ' दस हजार रुपये मात्र राशि की मासिक पेंशन एवं उनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित 
यथा पति @ पत्नी और नाबालिग बच्चा @ बच्चों ½ को रू ० 5 ] 000 @ & पाँच हजार रुपये मात्र मासिक 
पेंशन दी जाएगी । 


( iv ) 


कण्डिका & 1 ( i ) में उल्लेखित अर्हत्ताधारी उन्हीं खिलाड़ियों को पेंशन का लाभ प्राप्त होगा ] जो 
झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों । 

खिलाड़ी सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुका हो । 

वह कम & से & कम 40 चालीस वर्ष की आयु का हो । बशर्ते कि आयु सीमा में अधिकतम 
10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है बशर्ते खिलाड़ी अचानक किसी चोट या शारीरिक 
विकलांगता या गंभीर बीमारी के द्वारा अक्षम हो गया हो एवं इसके परिणामस्वरूप 
सक्रिय खेलों से समय से पहले दूर हो गया हो इस मामले के लिए मेडिकल बोर्ड 
प्रमाणपत्र अनिवार्य है । आयु की गणना आवेदन की तिथि के अनुसार की जाएगी । 
वह किसी भी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि से मुक्त होना चाहिए । 

प्रतिवर्ष जनवरी माह में पेंशन प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जीवित होने संबंधी 
घोषणा पत्र संबंधित जिला खेल पदाधिकारी को समर्पित करना होगा । 


( A ) 

( B ) 

( C ) 


( B ) 


( D ) 

( E ) 


आवेदन की प्रक्रिया : 

( A ) 

पात्र खिलाड़ी खिलाड़ी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु परिशिष्ट -I एवं II जैसा लागू 
हो ½ में निर्धारित विहित प्रपत्र में संबंधित जिला खेल पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करेंगे । 
जिला खेल पदाधिकारी आवेदनों की सत्यता एवं आवेदक की पात्रता की जांच कर अपनी 
अनुशंसा के साथ खेल पेंशन की स्वीकृति पर विचार करने के लिए प्राप्त आवेदनों को 
निदेशक ] खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय को अग्रसारित करेंगे । जिला खेल पदाधिकारी 
रिकॉर्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की एक प्रति अपने पास भी संधारित करेंगे । 


** 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


पेंशनभोगी खिलाड़ी के मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों यथा पत्नी और नाबालिग बच्चा @ बच्चें ½ को 
पेंशन : - पेंशनभोगी खिलाड़ी की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित प्रथा जीवित पति अथवा पत्नी एवं 
नाबालिग बच्चा @ बच्चों ½ को उनसे संबंधित पेंशनभोगी खिलाड़ी का मृत्यु प्रमाण पत्र ] कानूनी 
उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र ) आय प्रमाण पत्र आदि कागजातों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर पेंशन की 
स्वीकृति दी जा सकेगी । आवेदन करने की प्रक्रिया वही होगी । जो कण्डिका & 3 में दी गई है । 
पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों पर झारखण्ड खेल नीति 2022 के कंडिका 7.4.2 के अंतर्गत गठित समिति 
द्वारा निर्णय लिया जाएगा । 

पेंशन की स्वीकृति : 

( i ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 जनवरी , 2023 


अनुशंसा समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशन की स्वीकृति सचिव ] पर्यटन ] कला - संस्कृति 
खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी । 

सभी भुगतान पेंशन स्वीकृत होने की तिथि से देय होंगे तथा उस तिथि से पूर्व की अवधि के 
लिए कोई बकाया देय नहीं होगा । 

जीवन प्रमाण पत्र : - प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में पेंशनभोगी खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से संबंधित 
जिले के जिला खेल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और परिशिष्ट - 3 में दिये गए प्रपत्र में 
जीवन प्रमाण पत्र ( Life Certificate ) प्रस्तुत करेंगे । जिला खेल पदाधिकारी पेंशन के नवीनीकरण के 
लिए इसे प्रत्येक वर्ष खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रसारित करेंगे । 
जीवन प्रमाण पत्र ( Life Certificate ) ससमय प्राप्त नहीं होने पर पेंशन का नवीनीकरण नहीं किया 
जाएगा । 


( ii ) 


भुगतान का प्रक्रिया : - पेंशन की राशि की कोषागार से निकासी कर संबंधित पेशनभोगी को सीधे उनके 
बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी । 

पेंशन की समाप्ति : 

( A ) 


( B ) 

( C ) 


पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी । हालांकि ] यदि मृतक पेंशनभोगी का 
पति @ पत्नी अथवा नाबालिग बच्चें जीवित हैं । तो इसके लिए आवेदन कर सकता @ सकती है 
पेंशनभोगी स्वेच्छा से किसी भी समय पेंशन का परित्याग कर सकते है । 


विभाग द्वारा पेंशन को समाप्त किया जा सकता है । यदि जाँच करने पर यह स्थापित हो 
जाता है कि पेंशनभोगी अनुचित या कपटपूर्ण साधनों का सहारा लेकर पेंशन प्राप्त कर रहा 
है । ऐसे मामले में 18 % वार्षिक ब्याज सहित पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा पहले से प्राप्त 
किए गए कुल राशि की वसूली के लिए उचित विभाग को कानूनी @ प्रशासनिक कार्रवाई करने 
का अधिकार भी सुरक्षित होगा । 

पेंशन राशि पर होने वाले व्यय राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष - 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ - 
उप शीर्ष - 27 खिलाड़ी कल्याण कोष @ छात्रवृत्ति @ सम्मान @ पूर्व खिलाड़ी पेंशन योजना @ बीमा मद से 
विकलनीय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


मनोज कुमार , 
सरकार के सचिव | 


3 


1 . 

2 . 

3 . 


4 . 


5 . 

6 . 


7 . 


4 


8 . 


गाँव - 

- 

पोस्ट 


आवेदक का नाम 

पिता / पति का नाम - 

वर्त्तमान पता 


थाना 

जिला · 

- 


गाँव - 

- 

पोस्ट 


- 


पिन कोड . 

फोन / मोबाईल नं ० 

स्थायी पता 


थाना 

जिला 

पिन कोड 


आवेदन प्रपत्र 

खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन पत्र 


( B ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 जनवरी , 2023 


- 


प्रखण्ड 


आवेदन की तिथि के अनुसार आयु 
वर्ष 


प्रखण्ड - 


शैक्षणिक योग्यता ( प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ) 
( A ) जन्म तिथि - 

( साक्षर आवेदक के मामले में विद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की 
स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति और अनपढ़ आवेदक के मामले में आधार / वोटर कार्ड आदि ) 


माह 


परिशिष्ट - I 


दिन 


खेल के क्षेत्र में उपलब्धि 

( प्रमाणपत्रों / प्रशंसापत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ) | 

उसके खेल करियर के दौरान शारीरिक अक्षमता ( यदि लागू हो तो ) के कारण एवं विवरण । 
( राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें । 
आवेदक का वर्तमान व्यवसाय एवं वार्षिक आय का विवरण ( सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल 
वार्षिक आय प्रमाण पत्र संलग्न करें ) 

9 . 

10 . 


आश्रित परिवार के सदस्यों की सूची और आवेदक के साथ उनके संबंध ( उम्र , व्यवसाय विवरण 
आदि के साथ ) ( आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर के साथ एक अलग शीट में ) 


11 . 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 जनवरी , 2023 

खेल के क्षेत्र में सरकारी / गैर - सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण - पत्रों का विवरण 
( स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ) | 

क्या आवेदक ने ऐसी किसी समान योजना में केंद्र सरकार / राज्य सरकार से कोई सहायता / पेंशन 
प्राप्त की है ? ( तत्संबंधी दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ) - हाँ / नहीं 

- 

क्या आवेदक को दीवानी या फौजदारी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है । 
( यदि हाँ , तो पूर्ण विवरणी दें ) 

क्या आवेदक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला में 
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग के लिए दोषी पाया गया है । 
यदि हाँ , तो तत्संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें और यदि नहीं , तो इससे संबंधीत एक Undertaking 
आवेदन के साथ संलग्न करें । 


बैंक खाता का विवरण , जहाँ स्वीकृति के मामले में पेंशन राशि जमा की जाएगी । ( बैंक पास बुक 
की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें । ) 

आवेदन से संबंधित कोई अन्य जानकारी / विवरण | 

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं । यदि 
कोई सूचना गलत एवं असत्य पाई जाती है तो मैं विधि के अनुसार दण्ड का भागी 
होऊँगा । मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मैं वर्त्तमान में सक्रिय खेल कैरियर से 
सेवानिवृत्त हो चुका / चुकी हूँ । 


16 . 

घोषणा : 


तिथि : 

स्थान : 


प्रमाणित किया 


ग्राम 

थाना 

प्रखण्ड 

जिला 

जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है , के आवेदन में दी गई सभी 
जानकारी / डाटा उचित सत्यापन के बाद सही पाए गए हैं । सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत करने पर विचार 
करने हेतु आवेदन को अनुशंसा सहित निदेशक , खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय , झारखण्ड , राँची को 
अग्रसारित किया जाता है । 

तिथि : 

स्थान : 


- 


जिला खेल पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा 


जाता 


tic 


है 

पोस्ट 


कि श्री / श्रीमती 


, 


नाम 


मुहर - 


आवेदक का हस्ताक्षर 


- 


जिला खेल पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


LO 


5 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


करें 2 


6 . 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 जनवरी , 2023 


आवेदन पत्र 

मृतक खेल पेंशनर के जीवनसाथी हेतु पेंशन । 


जीवित पत्नी @ पति का नाम @ नाबालिक बच्चों का नाम : 

मृतक खेल पेंशनभोगी से संबंध : 

मृतक खेल पेंशनभोगी का नाम : 

आवेदक का वर्तमान पता : 

गाँव & 

पोस्ट & 

जिला & 

पिन कोड & 

फोन @ मोबाईल नं ० & 

मृत पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया 


थाना & 


प्रखण्ड & 


परिशिष्ट -II 


प्रति संलग्न 


सभी स्रोतों से वार्षिक आय आय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ½ 


आवेदक का हस्ताक्षर 


नोट - आवेदक को आवेदन के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र @ कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और बैंक 

खाते का विवरण संलग्न करना होगा । 


प्रमाणित 

पिता @ पति ...... 


किया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 जनवरी , 2023 


जाता 


है 


tic 


पेंशनभोगी खिलाड़ी का हस्ताक्षर 


जीवन प्रमाण पत्र 

कि श्री @ श्रीमती 


.ग्राम @ मोहल्ला . 


थाना 

.प्रखण्ड 

जिला 

से खिलाड़ी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त किया जा रहा है । अभी जीवित हैं । 


पोस्ट .. 

जिनके द्वारा विभाग 


जिला खेल पदाधिकारी का हस्ताक्षर 
एवं मुहर 


परिशिष्ट- III 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2150 


7 


